निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
(#o पटना 298) पटना, बुधवार, 221 FRO2009 


3 आषाढ़ 1931 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 24 जून 2009 


( संo पटना 298) 


सं० अ०पा०- 32/ 2009 - 279 


वित्त विभाग 


- - - - 


संकल्प 


30 अप्रील 2009 
विश्व बैंक के बिहार विकास नीति ऋण के अन्तर्गत बिहार निवेश वातावरण सुधार कार्यक्रम ( Bihar 
Investment Climate Reform Programme ) कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिये विश्व 
बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC ) को चिन्हित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC ) इस पूरे कार्यक्रम 


( BICRP) की तकनीकी सहायता का खर्च वहन करेगा। राज्य सरकार को मात्र सहायता सामग्री यथा बैठक के लिये 
सभाकक्ष, कार्यशाला का सह - आयोजन आदि की व्यवस्था करनी है। । 

इस कार्यक्रम को उचित सहयोग एवं नेतृत्व प्रदान करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नवत् संचालन 


- अध्यक्ष 
- सदस्य 


- सदस्य 


समिति गठित की जाती है 

विकास आयुक्त 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग 
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग 
प्रधान सचिव, कृषि विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, वित्त ( वाणिज्यकर ) विभाग 
आई०एफ०सी० द्वारा नामित पदाधिकारीगण 
सचिव ( व्यय ), वित्त विभाग 


- सदस्य 

सदस्य 
सदस्य 

सदस्य 
- सदस्य 
- सदस्य सचिव 


बिहार गजट ( असाधारण) , 24 जून 2009 
____ 2. राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि संबंधित विभागीय सचिव ( वित्त , वाणिज्यकर, उद्योग , कृषि , 
गन्ना उद्योग एवं पर्यटन ) अपने स्तर से एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी को आई०एफ०सी० के साथ समन्वय स्थापित करने 
के लिये “प्रोजेक्ट काउन्टरपार्ट " के रूप में नामित करेंगे । 

___ 3 . प्रत्येक तिमाही में समिति कम -से- कम एक बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा करेगी एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु 
मार्गदर्शन देगी । 


आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 


प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार , पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 


नवीन कुमार , 


प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 298- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


